निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 591) 


1 ज्येष्ठ 1937 ( शO ) 
पटना , शुक्रवार , 22 मई 2015 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू - अर्जन निदेशालय ) 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 

30 अप्रील 2015 
सं0 15 / डी0एल0ए0 - रेल (विविध)- 08 / 13 -480 / रा0 - जोगबनी ( भारत )-विराटनगर ( नेपाल) तथा जयनगर 
( भारत )- बरदीबास ( नेपाल) रेल मार्ग निर्माण परियोजना के लिए कुल रकवा - 64 .84320 एकड़ भूमि अर्जन / अधिग्रहण 
हेतु 150. 49 करोड़ रूपये की राशि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा जिला भू -अर्जन कार्यालय, अररिया को उपलब्ध कराया 
गया । 

2. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं महाप्रबंधक , पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, गुवाहाटी द्वारा इस आशय का 
अनुरोध पत्र राज्य सरकार को प्रेषित किया गया कि विषयगत परियोजना हेतु कुल प्राक्कलित मुआवजा राशि पर 20 
प्रतिशत स्थापना व्यय एवं 0.5 प्रतिशत आकस्मिकता व्यय की राशि को समाप्त ( Waive) किया जाय । 

____ 3. तदनुसार दिनांक 28.03. 2015 को राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक के मद सं0 - 11 में लिए गये निर्णय के 
आलोक में जोगबनी (भारत) - विराटनगर ( नेपाल) तथा जयनगर (भारत ) - बरदीबास ( नेपाल) रेल मार्ग निर्माण 
परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कुल प्राक्कलित मुआवजा राशि पर 20 प्रतिशत स्थापना व्यय एवं बिहार 
भू - अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति - 2007 के तहत 0.5 प्रतिशत आकस्मिकता की राशि कुल रू0 30, 85 , 04, 500.00 
( तीस करोड़ पच्चासी लाख चार हजार पाँच सौ मात्र ) को समाप्त ( Waive) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की 


जाती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 मई 2015 
4. स्थापना व्यय एवं आकस्मिकता की राशि बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता अधिकार नियमावली - 2014 के नियम - 4(2) एवं 4(3) के प्रावधानानुसार परिगणित होंगे । 

5. स्थापना व्यय एवं आकस्मिकता की वास्तविक राशि अधियाची विभाग / प्राधिकार द्वारा इन परियोजनाओं के 
अंतर्गत समर्पित प्रस्ताव की कुल संख्या एवं तदनुसार उसमें सन्निहित कुल मुआवजा राशि के आधार पर निर्धारित 
होगा । 
6. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

व्यास जी , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 591-571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


